निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 471) 


19 चैत्र 1937 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2015 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 
30 मार्च 2015 


सं0 22 / नि०सि० ( रॉ0) - 15 - 03 / 2009 / 769 — श्री शशि भूषण पाण्डेय , तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जल पथ 
प्रमंडल , बरही ( झारखंड ) द्वारा उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि में पंचखेरो जलाशय योजना के अन्तर्गत एप्रोच चैनल 
की मिट्टी कटाई हेतु वास्तविकता से 13342 घन मी० मिट्टी की अधिक मात्रा अंकित कर गलत प्राक्कलन तैयार करने 
एवं निविदा आमंत्रित कर कार्य आवंटन करते हुए 13,47 ,185 / - रूपये अधिक भुगतान करने से संबंधित अनियमितता 
बरती गयी । इनका कैडर बॅटवारा के उपरान्त बिहार राज्य आवंटित होने के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग , झारखंड 
द्वारा उक्त अनियमितता से संबंधित अभिलेखों को जल संसाधन विभाग, बिहार प्राप्त कराया गया । जल संसाधन विभाग , 
झारखंड से प्राप्त अभिलेखों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । समीक्षोपरान्त श्री पाण्डेय के विरूद्ध उपर्युक्त 
अनियमितता प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया । उपर्युक्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए सरकार द्वारा उन्हें 
निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया । तदनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 967 दिनांक 
06.09. 12 द्वारा श्री पाण्डेय को निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 972 दिनांक 06. 09. 12 द्वारा बिहार सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । 

श्री पाण्डेय के निलंबन के संदर्भ में मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं इनके निलंबन अवधि 
दो वर्षों से अधिक हो जाने के कारण सरकार द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया । साथ ही 
विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने तक अकार्य कोटि में पदस्थापित करने हेतु संयुक्त सचिव ( प्रबंधन ) को निदेश देने का 
निर्णय लिया गया । 


बिहार गजट ( असाधारण), 9 अप्रील 2015 
उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री शशि भूषण पाण्डेय , निलंबित कार्यपालक अभियंता को आदेश निर्गत की तिथि 
से निलंबन से मुक्त किया जाता है । संयुक्त सचिव ( प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार को निदेश दिया जाता है कि 
श्री पाण्डेय को विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने तक अकार्य कोटि में पदस्थापित करने की कार्रवाई की जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश चन्द्र झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 471 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


